PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 3, 2007 ( ASAR. 12, 1929 SAKA ) 


537 


सिंचाई विभाग 


आदेश 


दिनांक 20 जून , 2007 


-- 


क्रमांक 10542 /1 - एल ०. - चूंकि , हरियाणा सरकार, सिचाई विभाग की अधिसूचना संख्या 3284/ 1 एल ०, दिनांक 17 अप्रैल , 2007 द्वारा 
भूमि अधिग्रहण एक्ट , 1984 की धारा 6 में वर्णित 0.08 एकड़ भूमि की सरकार द्वारा , सार्वजनिक व्यय पर, सार्वजनिक प्रयोजन नामत: रादौर 
ड्रेन की खुदाई हेतु आर ० डी ० 0 से 18500 तक अपेक्षित भूमि में से गांव नाचरोन, तहसील रादौर , जिला यमुनानगर के छुटे हुए किला संख्या 
की भूमि अपेक्षित घोषित कर दी गई है । 


अत :, अब, हरियाणा के राज्यपाल, भूमि अधिग्रहण एक्ट, 1984 की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भूमि अधिग्रहण 
कलैक्टर , सिंचाई विभाग, हरियाणा, अम्बाला शहर को निर्देश देते हैं कि उपरोक्त अधिसूचना में वर्णित भूमि के अधिग्रहण के आदेश लें । 


हरियाणा के राज्यपाल के आदेश पर । 


विजय जैन , 


अधीक्षक अभियन्ता, 
हथनी कुण्ड बैराज परिमण्डल, जगाधरी । 


IRRIGATION DEPARTMENT 


Order 


The 20th June , 2007 


No. 10542/ 1 - L.--- Whereas, an area of 0.08 acre of the land described in Haryana Government Irrigation 
Department Notification No. 3284 /1 -L , dated 17th April, 2007 , issued under Section 6 of Land Acquisition 
Act, 1894, has been declared to be needed by the Government at public expenses for a public purpose, namely , 
for excavating Radaur drain from RD 0 to 18500 in Village Nachroan , Tehsil Radaur, District Yamuna Nagar 
(left out area) . 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred under Section 7 of the Land Acquisition Act, 1894 , 
the Governor of Haryana , hereby directs the Land Acquisition Collector, Irrigation Department , Ambala City, 
to take order for acquisition of land described in the notification appended to the declaration published with the 
aforesaid notification . 


By the order of Governor of Haryana . 


VIJAY JAIN, 
Superintending Engineer, 
Hathnikund Barrage Circle , Jagadhri. 


